जिस्ट्री स० डी०एल० - 33004/ 96 


REGD. NO D .L.-33004 / 9 


AL 


Lu 


सत्यमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - - खण्ड 1 
PART I -- Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


सं० 12 ] 
No. 12 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 22, 1997 / माघ 2, 1918 
NEW DELHI WEDNESDAY, JANUARY 22 , 1997/MAGHA 2 , 1918 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


: 


. 


- 


- 


भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के लिए सचिवालय 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( संस्कृति विभाग ) 


संकल्प 

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1997 
सं. एफ 2 - 1 /97 - भारत - 50 :- - मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 1996 के संकल्प संख 
एफ सं. 38 - 1/ 95 - सी . एंड एम . के अधिक्रमण में , भारत सरकार ने भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के लिए कार्यान्वयन समिति क 
पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है , जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : 


1. मानव संसाधन विकास मंत्री 


अध्यक्ष 


सदस्य 


कैबिनेट मंत्री 
2. श्री बेनी प्रसाद वर्मा 

संचार मंत्री 
3. श्री सी . एम . इब्राहीम 
___ नागरिक उड्डयन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री 


सदस्य 


सदस्य 


4 . श्री चतुरानन मिश्र 

कृषि मंत्री 


सदस्य 


5. श्री मुरासोली मारन 

उद्योग मंत्री 
178 G1 / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC. 11 


सदस्य 


6 . श्री राम विलास पासवान 

रेल मंत्री 
7. प्रो. मधु दण्डवते 

उपाध्यक्ष, योजना आयोग 


सदस्य . 


राज्य मंत्री 
8 . श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा 

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार राज्य मंत्री 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


राजनैतिक दलों के अध्यक्ष । 
9 . श्री सीताराम केसरी 

लेखक एवं कलाकार 
10. प्रो यू. आर. अनंतमूर्ति 
11. श्री भूपेन हजारिका 

व्यापार , वाणिज्य एवं उद्योग 
12. अध्यक्ष, फिक्की 

मीडिया एवं सिनेमा 
13 . श्री अधीक सरकार 
14 . सुश्री शबाना आजमी 

शिक्षाविद् 
15. प्रो. रवीन्द्र कुमार 

सामाजिक कार्यकर्ता 
16. श्री अनिल अग्रवाल 

गांधीवादी / स्वतंत्रता सेनानी . 
17 . सुश्री इला भट 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 
18 . प्रो . यू . आर. राव 

न्यायपालिका एवं विधि 
19 . श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ( अवकाश प्राप्त ) 

अन्य प्रख्यात विभूतियां 
20 . डा . कर्णसिंह 
21 . एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ ( सेवानिवृत्त ) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


लोक सेवक 
22. मंत्रिमंडल सचिव 
23. विदेश सचिव 
24. सचिव ( व्यय ) 
25. सचिव ( शिक्षा) 
26. सचिष ( युवा कार्य एवं खेलकूद ) 
27 . सचिव ( संस्कृति) 
28. अपर सचिव ( संस्कृति ) 


सदस्य . 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 

सदस्य 
सदस्य – सचिव 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. कार्यान्वयन समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी : 

(i ) स्मरणोत्सव के लिए समारोहों और कार्यक्रमों को तैयार करना । 
( ii ) 15 अगस्त, 1997 से शुरू होने वाले स्मरणोत्सव के संबंध में तैयार किए गए समारोहों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना । 
( iii ) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से ऐसी सूचना / दस्तावेज प्राप्त करना तथा ऐसी सहायता प्राप्त करना जो 

समय - समय पर इसके उत्तरदायित्वों और कार्यों के समुचित निर्वाह में अपेक्षित हों । 
( iv ) समिति को अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे : ( 1 ) ब्यौरे मंगाना ( 2 ) बैठकें 

आयोजित करना तथा ( 3 ) परामर्श और विचार -विमर्श आदि के लिए भारत सरकार के सचिवों, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य 

सचिवों और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के सचिवों को बुलाना । 
3. 

कार्यान्वयन समिति ऐसे अन्य कार्य और उत्तरदायित्व निष्पादित करेगी जो इसे समय -समय पर सौंपे जायेंगे । 
कार्यान्वयन समिति को अपने संपूर्ण पर्यवेक्षण में , आवश्यकतानुसार, कार्यक्रम समितियां, उप समितियां गठित करने का अधिकार होगा । 


4. 


बाल्मीकि प्रसाद सिंह , सचिव 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक - एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी 


जाये । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जन सामान्य के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 

- बाल्मीकि प्रसाद सिंह, सचिव 


SECRETARIAT FOR THE COMMEMORATION OF THE 

50TH ANNIVERSARY OF INDIA S INDEPENDENCE 


Ministry of Human Resource Development 

(Department of Culture ) 

RESOLUTION 


New Delhi, the 22nd January , 1997 
No. F . 2 - 1/97 - India -50 . - - In supersession of the Ministry of Human Resource Development, Department of Culture 
olution of number F. No. 38 -1/ 95- C & M dated 13th August 1996 , the Government of India have decided to reconstitute 
Implementation Committee for the Commemoration of the 50th Anniversary of India s Independence which shall consist 
he following : 


Chairman 


Member 


Member 


1. Minister ofHuman Resource Development 

CabinetMinisters 
?. Shri Beni Prasad Verma 

Minister of Communications 
3. Shri C . M . Ibrahim 

Minister of Civil Aviation and Information & Broadcasting 
1 . Shri Chaturanan Mishra 

Minister of Agriculture 
5 . Shri Murasoli Maran 

Minister of Industry 
5 . Shri Ram Vilas Paswan 

Minister of Railways 
7 . Prof. Madhu Dandavate 

Deputy Chairman , Planning Commission 


Member 


Member 


Member 


Member 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1- - SEC. 1] 


Minister of State 
8 . Shri Chandradeo Prasad Verma 

Minister of State in the Ministry of Rural Areas & Employment 


Member 


Member 


Member 
Member 


Member 


Member 
Member 


Member 


Meinber 


Member 


Presidents of Political Parties 
9 . Shri Sitaram Kesari 

Writers & Artists 
10 . Prof. U . R . Anantha Murthy 
11 . Shri Bhupen Hazarika 

Trade , Commerce & Industry 
12. President, FICCI 

Media & Cinema 
13 Shri Aveek Sarkar 
14 . Ms. Shabana Azmi 

Educationists 
15 . Prof. Ravinder, Kumar 

Social Activists 
16 . Shri Anil Agarwal 

Gandhians / Freedom Fighters 
17 . Ms. Ela Bhat 

Science & Technology 
18 . Prof. U .R . Rao 

Judiciary and Law 
19 . Shri Justice Ranganath Mishra (Retd . ) 

Other Eminent persons 
20 . Dr.Karan Singh 
21. Air Chief Marshal I.H . Latif (Retd .) 

Civil Servants 
22 . Cabinet Secretary 
23 . Foreign Secretary 
24. Secretary ( Expenditure ) 
25 . Secretary (Education ) 
26 . Secretary ( Youth Affairs & Sports ) 
27. Secretary ( Culture ) 
28 . Additional Secretary (Culture ) 


Member 


Member 


Member 
Member 


Member 
Member 


Member 
Member 


Member 

Member 
Meinber - Secretary 


2 . The implementation Committee shall be responsible for : 


( i) Evolving events and programmes geared towards commemoration . 
( ii ) Implementing the events and the programmes evolved in connection with the commemoration beginning from 15th 

August 1997 . 
( iii ) Obtaining such information /documents from the Ministries/Departments of the Government of India and State 

Governments and securing such assistance asmay be required by it in due discharge of its responsibilities and functions 
from time to time 


[ HIT I - BUS 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( iv ) The Committee shall have power 10 (i) call for detajls ( ii ) organise meetings and ( iii) require the presence of Secretaries 

to the Government of India , Chief Secretaries to the State Governments/UTs and Secretaries of the Departments of the 
State Governments/Uts for consultation and discussions, etc . in connection with the discharge of its functions and 
responsibilities. 


3 . 


The Implementation Committee shall perform such other functions and responsibilities as may be assigned to it from time 
to time. 


4 . The Implementation Committee is empowered to set up such Programme Committees, Sub - Committees under its overall 

supervisions, as may be considered necessary . 


B .P . SINGH , Secy . 


ORDER 


Ordered that a copy of the Resolution be cominunicated to all the Ministries and Departments of the Government of 
India and all states and Union Territories. 


Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information . 


B . P . SINGH , Secy. 


178 GIL 97 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delli - 110054 — - 1997 


